निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 420 ) 


16 चैत्र 1937 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 6 अप्रील 2015 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

___ 19 मार्च 2015 
सं० वन्य प्राणी - 26 / 2012 - 106( ई०) / प०व० - वन्यप्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 (1972 का 53वाँ ) 
संशोधित 2002 की धारा - 6 के अन्तर्गत बिहार राज्य वन्य प्राणी पर्षद का गठन निम्न रूप से किया जाता है : 
मुख्यमंत्री, बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
| मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, पटना । 

उपाध्यक्ष 
3 | राज्य विधानमंडल के तीन सदस्य 
| श्री मनीष कुमार, माननीय विधायक 

- सदस्य 
| श्री अरूण मांझी, माननीय विधायक 

- सदस्य 
iti | श्री नीरज कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद 

सदस्य 
राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों से मनोनीत तीन व्यक्ति जो वन्य प्राणी मामलों से 
संबंधित हो 
| तरू मित्र, पटना 

सदस्य 
ii | मंदार नेचर क्लब, भागलपुर 

सदस्य 
iii | एरावत , गया 

सदस्य 
5 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 10 व्यक्ति 
i | डा० डी०एस०श्रीवास्तव 

सदस्य 
ii | श्री कुंदन कृष्णन , आई०पी०एस०, बिहार 

सदस्य 
iii | श्री सुनील कुमार चौधरी, प्रो० तिलका माँझी विश्वविद्यालय , भागलपुर 

सदस्य 
iv | श्री विकास कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय 

सदस्य 
v | श्री सौरभ कुमार, Principal Correspondent , News24 

सदस्य 
डा० समीर कुमार सिन्हा, जन्तुविद , Wildlife Trust of India 

सदस्य 
श्री महेन्द्र उराँव , ग्राम एवं पोस्ट - बैरिया , पश्चिमी चम्पारण - अनुसूचित जनजाति के | सदस्य 

सदस्य 
vili श्री नन्दलाल प्रसाद , पूर्व मुखिया, महासचिव , थारूमहासंघ अनुसूचित जनजाति 

| - 

सदस्य 
| ix श्री बी०एन झा , सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना 

सदस्य 
x | श्री अर्जुन सिंह , ग्राम - मोरियारपुर, जिला - रोहतास ( गौरेया संरक्षक ) 

- सदस्य 


|७||No 


| 


| 


- 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 अप्रील 2015 
6 | प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, सरकार 

सदस्य 
7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार । 

- सदस्य 
8 आयुक्त एवं सचिव / सचिव , कल्याण विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
| प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम , पटना 

सदस्य 
10 आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन ), बिहार, पटना 

सदस्य 
| केन्द्र सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं से मनोनीति एक प्रतिनिधि, जो ब्रिगेडियर से कम | सदस्य 

| श्रेणी के नहीं हो 
12 | निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना 

सदस्य 
13 | निदेशक, मत्स्यपालन, बिहार, पटना 

सदस्य 
14 | निदेशक , वन्य प्राणी संरक्षण द्वारा मनोनित पदाधिकारी 

सदस्य 
15 | भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के प्रतिनिधि 

सदस्य 
16 | बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि 

सदस्य 
17 | जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि 

सदस्य 
18 | मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना 

| - | सदस्य सचिव 
एतद् द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों का अवक्रमित किया 
जाता है । 

3. पर्षद की बैठक वर्ष में दो बार होगी । बैठक हेतु तिथि एवं स्थान का निर्धारण , सदस्य सचिव, राज्य 
सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर करेंगे । 

4 . पर्षद राज्य सरकार को निम्नांकित बिन्दुओं पर परामर्श देगी : 
( क ) बिहार राज्य में अभ्यारण्य , आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान, सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने तथा क्षेत्र की 

प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में । 
( ख ) वन्य - जीवों तथा विशिष्ट वनस्पति की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में । 

वन्य प्राणी ( संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किसी अनुसूची से संबंधित किसी मामले के संबंध में । 
अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वन वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वन्य जीवों की 
सुरक्षा एवं संरक्षण में सामंजस्य पूर्ण कार्यक्रम के निर्णय के संबंध में । 
राज्य सरकार द्वारा पर्षद को सौंपे गये कोई अन्य कार्य, मामले, जो वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित 

हो । 
5. पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया तीन वर्षों का होगा । 
6. पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता आदि निम्न प्रकार देय होगा : 
( क ) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता 

एवं दैनिक भत्ता देय होगा । 
( ख ) पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता , पर्षद के सदस्य सचिव - सह -मुख्य वन्य प्राणी 

प्रतिपालक , बिहार, पटना द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं भुगतेय होगा । 
( ग ) इस व्यय का वहन बजट शीर्ष - 2406 - वानिकी और वन्य जीव, उपमुख्य शीर्ष - 01 - वानिकी , लघु 

शीर्ष - 001 - निदेशन और प्रशासन से किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ 

प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभगो / विभागाध्यक्षों / महालेखाकार, बिहार एवं सभी सदस्यों को 
भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

यू०एस०झा, 
वन संरक्षक - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 420 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


